निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 कार्तिक 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 945 ) पटना , बुधवार , 24 अक्तूबर 2018 

खान एवं भूतत्व विभाग 


अधिसूचना 

___ 15 अक्तूबर 2018 
सं० प्र0 - 01 - ( रा0) - नि0 - 04 / 18 - 4014 / एम0 — बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 168 / लो0से0आ0 / 
गो०, दिनांक 18.09.2018 के द्वारा विज्ञापन संख्या - 06 / 2015 के अन्तर्गत बिहार खान एवं भूतत्व सेवा के मूल कोटि 
के खनिज विकास पदाधिकारी के पद पर अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन 
वेतनमान 9300 - 34800 ग्रेड पे - 4800 ( अपुनरीक्षित ), पुनरीक्षित - लेवल 9 में समय - समय पर राज्य सरकार 
द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ परीक्ष्यमान खनिज विकास पदाधिकारी के रूप में पूर्णतः 
औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है: 
अभ्यर्थी का पिता / पति स्थायी पता 

रौल 

संयुक्त आरक्षण जन्म अभ्युक्ति 
नाम का नाम 

नं० मेधा कोटि 

तिथि 
क्रमांक 


क्र० 


2 


3 


7 


सामान्य | 28 .06.1992 
(पिछड़ा 
वर्ग ) 


2 


। 


सामान्य | 04.02. 1987 


श्री आनन्द । श्री वीरेन्द्र | C / o -वासुदेव प्रसाद, 600217 
प्रकाश प्रसाद ग्राम - रजवा, पो0 -पिल्लीच , 

था0 -हिलसा, 
जिला - नालंदा, बिहार, 

पिन - 803114 
श्री देव श्री रामचन्द्र ग्राम - कोनी पो० - संदा , | 600285 
कुमार 

था० – कुर्था, जिला - अरवल , 
आजाद 

बिहार, पिन - 824235 
श्री सर्वेश 

| C / o - श्री गणेश कुमार दास, | 6002573 
कुमार संभव परशुराम ग्राम - नवहथ (कमलावाड़ी ) 

लाल दास 

| पो० - लोहट , जिला - मधुबनी , 

बिहार , पिन - 847231 


शर्मा 


। सामान्य | 18.05. 1979 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 अक्तूबर 2018 


श्री मुकेश 
कुमार 


श्री अरबिन्द 
सिंह 


सामान्य । 25.02. 1985 
(पिछड़ा 
वर्ग ) 


सामान्य | 20. 03. 1993 


श्री अज्यन्त 
कुमार 


श्री संतोष 
कुमार दूबे 


6 . 


श्री विकाश 


श्री श्रवण 

कुमार 
पासवान 


अनुसूचित | 21.08.1989 

जाति 


कुमार 


पासवान 


ग्राम - अजदा, 

600209 
पो0 -सिकरिया , 

थाo पालीगंज, 
जिला - पटना, बिहार, 

पिन - 801110 
C /o - श्री पारसनाथ दूबे, | 6004165 
ग्राम - चनेया, पो0 - बसना , 

__ था0 - नवा बाजार , 
जिला - पलामू (डालटेनगंज ) 
झारखण्ड पिन - 822124 
ग्राम - कल्याणपुर, 600065 11 
पो0 - लक्ष्मीपुर , 

था0 - बरहिया , 
जिला - लखीसराय, बिहार, 

पिन - 811302 
मो0 - शेखपुरा गोरैया स्थान | 600317 - 14 

के निकट, पो0 - बी०पी० 
कॉलेज, थाo - एयरपोर्ट , 
जिला - पटना, बिहार, 

पिन - 800014 
ग्राम - कोल्हाया पट्टी | 600302 18 

पो0 -रघुनाथपुर , 

थाo - मुरलीगंज , 
जिला – मधेपुरा , बिहार, 

पिन - 852122 


7. 


श्री अनिल - श्री कृष्णा 
कुमार चौधरी 


अनुसूचित | 10.12.1987 
जाति 


श्री प्रणव 
कुमार 
प्रभाकर 


श्री महेन्द्र 
प्रसाद 
रजक 


अनुसूचित | 06. 11. 1989 

जाति 


600369 


10 


10. 12.1982 


श्री पंकज 
कुमार 


श्री राजेन्द्र 
प्रसाद 


अत्यंत 
पिछड़ा 


वर्ग 


श्री अखलाक | श्री शराफत 


600112 


13 


| 07.02.1991 


हुसैन 


हुसैन 


अत्यंत 
पिछड़ा 
वर्ग 


ग्रा0 - अलपा, 
पो0 - अहियापुर , थाo - कोंच, 
जिला - गया, बिहार, 

पिन - 824207 
C / o -हसमुद्दीन अंसारी , 
ग्राम + पो0 - पसौर, 

थाo - चरपोखरी, 
जिला - भोजपुर, बिहार, 

पिन 802223 
ग्रा0 + पो0 - बहुरूपिया, 

था0 - तुरकौलिया, 
जिला - पूर्वी चम्पारण , 
बिहार, पिन - 845437 

ग्रा0 + पो0 - बेलवा, 

__ थाo - गौनाहा 
जिला - पश्चिमी चम्पारण , 
बिहार, पिन - 845455 


11. | 


600002 


श्री राजेश 
कुमार 
कुशवाहा 


श्री कपिल 
देव सिंह 


पिछड़ा | 10. 05. 1982 
वर्ग 


12. 


600271 


21 


सुश्री निधि 
भारती 


श्री मनहरण 
प्रसाद 


पिछड़े वर्ग | 12.05. 1986 
की महिला 


2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक - सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा 
निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 

3. सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग), बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प 
संख्या - 1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी 
घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 

4. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण - पत्र / अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी 
सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी । 

5. बिहार पेंशन ( संशोधन ) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या - 1964 दिनांक 
31. 08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07. 2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी । 


२ 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 24 अक्तूबर 2018 
6. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने / योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने - जाने के लिए कोई 
यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

7 . सभी अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन अप्राप्त है , उनके संबंध में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने 
पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी । 

8. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों के परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार 
लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगा । 

____ 9. उक्त सभी अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर 
खान एवं भूतत्व विभाग मुख्यालय, पटना में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे । 
____ 10. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुशील कुमार , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 945 -571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


